निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 


. 


( सं0 पटना 516 ) 


16 आश्विन 1931 ( श० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 8 अक्तूबर 2009 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

14 सितम्बर 2009 
सं0 प्र02 / विद्युत धारा - 44 / 2003 - 13 - 3523 — अपील प्राधिकारी को अपील नियम - 2004 ( यथा संशोधित ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद् द्वारा उर्जा विभाग के अधीन निम्नांकित पदाधिकारियों 
को पदनाम से उनके पदनाम के सम्मुख अंकित प्रमंडलों के जिलों के लिए विद्युत अधिनियम - 2003 की धारा - 127 
के तहत अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करती है । 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम 

क्षेत्राधिकार 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल , पटना प्रमंडल के सभी जिले । 
पटना । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल , तिरहुत प्रमंडल , दरभंगा प्रमंडल, सारण प्रमंडल , कोशी 
मुजफ्फरपुर । 

प्रमंडल, एवं पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिले । 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल , भागलपुर प्रमंडल , मुंगेर प्रमंडल तथा मगध प्रमंडल के 
भागलपुर । 

सभी जिले । 


2. यह अधिसूचना बिहार राज्य पत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी । 
3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं0 9 दिनांक 23 जुलाई 2007 को विलोपित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

धर्मदेव प्रसाद सिंह , 
संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 516- 571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


